रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2017 / आषाढ़ 9 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 30 , 2017 /ASADHA 9 , 1939 


सं . 570] 
No . 570 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून , 2017 


सं . 17/ 2017 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का .नि . 755 ( अ ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उप -धारा (1 ) के तहत् प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है , एतवारा, भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को , जो कि निम्न तालिका के कॉलम ( 2) निर्दिष्ट है, में इस तालिका 
के कॉलम ( 3) में तद्नुरूपी प्रविष्टि के अनुसार संशोधित अथवा और आगे संशोधित , जैसा भी मामला हो , करती है , यथा : 


तालिका 


क्र . सं . 


(1) 
1. 


अधिसूचना संख्या 

संशोधन 
और तारीख 

( 2) 
34/ 2006- केन्द्रीय | उक्त अधिसूचना में , प्रारम्भिक पैराग्राफ में - 
उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 14 जून , 

| ( क) शब्दों, संख्याओं और कोष्ठकों " अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान ) 
2006 [ सा . का . नि . अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 3 ) और अतिरिक्त उत्पाद- शुल्क 
संख्या 365 ( अ), ( कपड़ा और कपडे की वस्तुएं) अधिनियम , 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप -धारा 
दिनांक 14 जून , | ( 3) के साथ पठित " को लोपित किया जाएगा ; 
2006 के द्वारा ] 

( ख ) उप वाक्य (1) में शब्दों, संख्याओं और कोष्ठकों " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 
1985 ( 1986 का 5 ) की पहली अनुसूची और द्वितीय अनुसूची " के स्थान पर शब्दों, संख्याओं 


4035 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


और कोष्ठकों " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की चौथी अनुसूची " को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


( ग) उप वाक्य ( 2 ) और ( 3) को लोपित किया जाएगा । 
| इस अधिसूचना में , - 


( क ) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर , निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 


29/ 2012- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क 
दिनांक 9 जुलाई , 
2012 [ सा . का. नि . 
संख्या 541 ( अ ), 
दिनांक 9 जुलाई , 
2012] 


" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3. 15 के अनुसरण में क्षेत्रीय 
प्राधिकरण द्वारा किसी निर्यातक को जारी किए गए फोकस प्रोडक्ट स्कीम पर्ची ( एतश्मिन 
पश्चात् कथित पर्ची के रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है , इस केंद्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से 
एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । "; 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( ञ) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी , यथा : - 


" ( ज ) यह कि कथित पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई , कथित पर्ची में 
डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहित उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या 
प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा । " 
| इस अधिसूचना में , - 


| (क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा: - 


30/ 2012- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 9 जुलाई , 
2012 [ सा . का . नि . 
संख्या 542 ( अ), 
दिनांक 9 जुलाई , 
2012 


| " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3. 14 के अनुसरण में क्षेत्रीय 
प्राधिकरण द्वारा किसी निर्यातक को जारी किए गए फोकस मार्केट स्कीम पर्ची ( एतश्मिन 
पश्चात् कथित पर्ची के रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है, उक्त केंद्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत इस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से 
एतद्वारा छूट प्रदान करती है । "; 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( ञ ) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी , यथा : - 
" ( ञ ) कि कथित पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित पर्ची में डेबिट 
की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहित उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी 
का लाभ उठाने का हकदार होगा । " 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| इस अधिसूचना में , - 


| (क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - 


32/ 2012- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क 
दिनांक 9 जुलाई , 
2012 [ सा . का . नि . 
संख्या 544 ( अ ), 
दिनांक 9 जुलाई, 
2012] 


| "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3. 13.2 के अनुसरण में क्षेत्रीय 
प्राधिकरण द्वारा किसी निर्यातक को जारी किए गए विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना 
(विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना ) पर्ची ( एतश्मिन पश्चात् कथित पर्ची के रूप में 
संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है , इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी 
अनुसूची के अंतर्गत इस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । "; 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( ञ ) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी , यथा : - 


U 


. 


. 


" ( ञ ) कि कथित पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई , कथित पर्ची में डेबिट 
की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उगृहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या 

प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा। " 
2/ 2013- केन्द्रीय | इस अधिसूचना में , - 
उत्पाद शुल्क 
दिनांक 

| ( क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर , निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : - 
18 फ़रवरी 
2013 

" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा 
[ सा . का . नि . संख्या 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
101 ( अ), दिनांक 

हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
18 फ़रवरी 

विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल 
2013] 

योजना ) के अंतर्गत अनुच्छेद 5 . 11 जिसमें पूरा किये गयेनिर्यात देयता के अनुपात मे शुल्क में 
वापसी का प्रावधान है , के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात 
पर्यन्त निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप ( 0 % निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल 
संस्करण ) ( एतश्मिन पश्चात् कथित स्क्रिप के रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है 
तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्भहित 
सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । "; 
( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( ञ ) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: - 


"( ञ ) कि कथित स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित स्क्रिप में डेबिट 
की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी 
का लाभ उठाने का हकदार होगा । " 


| इस अधिसूचना में , - 


3/ 2013- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


दिनांक 


फरवरी , 
2013[ सा . का . नि . 
संख्या 102 ( अ), 
दिनांक 
18 फ़रवरी 
2013] 


| ( क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर , निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : - 
" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है , इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल 
योजना ) के अंतर्गत अनुच्छेद 5. 11 जिसमें पूरा किये गयेनिर्यात देयता के अनुपात में शुल्क में 
वापसी का प्रावधान है, के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात 
पर्यन्त निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप ( 3 % निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल 
संस्करण ) ( एतश्मिन पश्चात् कथित स्क्रिप के रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है 
तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्भहित सम्पूर्ण 
उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । "; 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( ज ) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: - 


"( ञ ) कि कथित स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई , कथित स्क्रिप में डेबिट 
की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या 
प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा । " 


इस अधिसूचना में , - 


( क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : - 


14/ 2013- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 18 अप्रैल , 
2013 
[ सा . का . नि . 
संख्या 251 ( अ ), 
दिनांक 18 अप्रैल , 
2013] 


" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल 
योजना ) के अंतर्गत अनुच्छेद 5. 11 जिसमें पूरा किये गयेनिर्यात देयता के अनुपात में शुल्क में 
वापसी का प्रावधान है, के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात 
पर्यन्त निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (एतश्मिन पश्चात् उक्त स्क्रिप के 
रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की 
चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्भहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( ञ ) के लिए , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा - 


“ ( ) कि उक्त स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, उक्त स्क्रिप में डेबिट की 
गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी 
का लाभ उठाने का हकदार होगा । " 
| इस अधिसूचना में , - 


18/ 2015- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| ( क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : - 


दिनांक 1 अप्रैल 
2015 [ सा . का .नि . 
संख्या 250 ( अ), 
दिनांक 1 अप्रैल , 
2015 ] 


| " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 5. 12 जिसमें पूरा किये गये निर्यात 
देयता के अनुपात में शुल्क में वापसी का प्रावधान है, के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा 
जारी की गई किसी निर्यात - पर्यन्त निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 
( एतश्मिन पश्चात् उक्त स्क्रिप के रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी की जाती है तो इस 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्भहित सम्पूर्ण उत्पाद 
शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । ; 


( ख) पैराग्राफ 2 में , शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा - 


" ( ज ) कि उक्त स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई , उक्त स्क्रिप में डेबिट की 
गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्हणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी 
का लाभ उठाने का हकदार होगा । " 
| इस अधिसूचना में , - 


(क ) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - 


20/ 2015- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 8 अप्रैल , 
2015 [ सा . का . नि . 
संख्या 271 ( अ), 
दिनांक 8 अप्रैल , 
2015] 


" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है , इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.05 के साथ पठित अनुचछेद 
3.04 के अनुसरण में भारत से मडाइज निर्यात स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा 
जारी की गई किसी शुल्क जमा पर्ची ( एतश्मिन पश्चात् उक्त पर्ची के रूप में संदर्भित ) के 
विरुध निकासी जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत 
उस पर उद्भहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है ।" ; 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त (7) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा : - 


10 . 


"( 7) यह कि उक्त पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई , उक्त पर्ची में डेबिट की 
गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या 

प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा ।" 
21/ 2015- केन्द्रीय इस अधिसूचना में , - 
उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 8 अप्रैल , | (क ) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : 
2015 [ सा . का . नि . 
संख्या 272 ( अ ), | " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा ( 1) द्वारा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


दिनांक 8 अप्रैल , 
2015] 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट माल को , जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.08 के साथ पठित अनुचछेद 
3. 10 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई भारतीय योजना के तहत सेवाओं का 
निर्यात शुल्क जमा पर्ची ( एतश्मिन पश्चात् उक्त पर्ची के रूप में संदर्भित ) के विरुध निकासी 
की जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर 
उद्भहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । "; 


( ख ) पैराग्राफ 2 में , शर्त ( 7) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा : - 


" ( 7 ) यह कि उक्त पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई , उक्त पर्ची में डेबिट 
की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या 
प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा । 


2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी । 


[ फा . सं. 605/ 28/ 2017- डीबीके ] 

आनंद कुमार झा , अवर सचिव 


टिप्पणी :(i) प्रधान अधिसूचना संख्या 34/ 2006- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 जून , 2006 सा. का .नि. संख्या 365 (अ), दिनांक 14 जून , 
2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II, खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 
17/ 2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 16 मई , 2013, जिसे सा . का . नि . संख्या 315( अ ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग - II , खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया था । 


( ii ) प्रधान अधिसूचना संख्या 29/ 2012 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 9 जुलाई , 2012 सा . का . नि . संख्या 541 ( अ ), 9 जुलाई, 2012 के तहत 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II, खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/ 2013 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 16 मई, 2013, जिसे सा . का . नि . संख्या 315 ( अ ), दिनांक 16 मई , 2013 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग - II , खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया था । 


( iii) प्रधान अधिसूचना संख्या 30/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 9 जुलाई, 2012 सा . का . नि . संख्या 542( अ), दिनांक 9 जुलाई, 2012 के 
तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II, खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/ 2014 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 24 फरवरी, 2014, जिसे सा . का. नि . संख्या 106(अ), दिनांक 24 फरवरी , 2014 के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग- II , खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया था । 


( iv) प्रधान अधिसूचना संख्या 32/ 2012- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 सा . का . नि . संख्या 544 ( अ ), 9 जुलाई , 2012 के तहत 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/ 2013 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 16 मई , 2013, जिसे सा . का .नि . संख्या 315 ( अ ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग- II, खण्ड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया था । 


( v) प्रधान अधिसूचना संख्या 2/ 2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 18 फरवरी, 2013 सा . का . नि . संख्या 101 ( अ ), दिनांक 18 फरवरी , 
2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप -धारा (i) में प्रकाशित की गई थी । 


( vi) प्रधान अधिसूचना संख्या 3/ 2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 फरवरी, 2013 सा . का . नि . संख्या 102 ( अ ), दिनांक 18 फरवरी , 
2013 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उप -धारा (i) में प्रकाशित की गई थी । 


[ ATT II - QU5 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(vii) TET 3f2T4A1 Fem 14 /2013-oorsat 3C4TE [rota, fatih 18 3 1 , 2013 HT. AU. . Tem 251 (27), Farichi 18 301, 
2013 do JET HRado 276147 , 3THTETUT, ATT II , CU 3 , 34 -ERT (1) # schilferat att gefi 


(viii ) TETT3THEHT HEUT 18 /2015 -gorete BEATE [ret , Ferlich 1 379T, 2015 AT.FT. . Fem 250 (3T), Fertigo 1 3131, 2015 
2 TET HRAT 176947 , SHTETUT, ATT II, que 3, 34 -ETT (1) # Adolfora T TS ofi 


(ix) TTT sferyat HEAT 20 /2015 -corate [ro, ferlih 8 BTT, 2015 HT. Fot. . Hem 271 (37), gerisi 8 31, 2015 20 
JET HRAF 275749 , 3THTETUT, ATT II, QUE 3, 34 -ERT (i) À falfera o TS efti 


(x) TITAT 3 faTy at HEAT 21/2015 -Corse 3C9E P[ op , Ferlich 8 317 , 2015 ATAU.F . HOUT 272 ( 37), Ferih 8 3TİST , 2015 to 
JET HRAF 216147 , 3THTETUT, ATT II, QUE 3, 34 -ERT (i) # 4 afdra T TS offi 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2017 

No. 17 /2017 -Central Excise 
G .S . R . 755 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) , the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest 
so to do , hereby makes the following amendments in each of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) as specified in column (2) of the Table below , which shall be 
amended or further amended , as the case may be , in the manner as specified in the corresponding entry in column 
( 3 ) of the said Table , namely : 

TABLE 


Sl. 


Amendments 


Notification 
number and date 


No. 


- 


(2 ) 


( 3) 


34 /2006 -Central 
Excise , dated the 
14th June , 2006 
[Vide number 
G . S .R . 365 ( E ), 
dated the 14th June, 
2006 ] 


In the said notification , in the opening paragraph , 
| ( a ) the words, brackets and figures " read with sub -section ( 3) of section 3 
of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act, 1957 
(58 of 1957) and sub -section (3 ) of section 3 of Additional Duties of Excise 
(Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978 ),” shall be omitted ; 
(b ) in clause ( 1), for the words, figures and brackets “ the First Schedule 
and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 
1986 )” , the words, figures and brackets “ the Fourth Schedule of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 )” shall be substituted ; 
( c ) the clauses ( 2 ) and ( 3 ) shall be omitted . 
In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Focus Product Scheme duty credit scrip issued to an 
exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3 . 15 of 


29 / 2012 -Central 
Excise , dated the 
9th July, 2012 
[Vide number 
G . S . R . 541 ( E ), 
dated the 9th July , 
2012 ] 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


30 / 2012 -Central 
Excise , dated the 
9th July , 2012 
[Vide number 
G . S . R . 542 ( E ), 
dated the 9th July, 
2012 ] 


the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip ) from the 
whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the 
said Central Excise Act.” ; 
(b ) in paragraph 2, for condition (j), the following condition shall be 
substituted , namely: 
“ (j) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944, 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance .” . 
In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Focus Market Scheme duty credit scrip issued to an 
exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3 . 14 of 
the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip ) from the 
whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the 
Central Excise Act.” ; 
(b ) in paragraph 2 , for condition (j), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (j) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944, 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance.” . 
In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 , the Central Government, on being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the goods 
specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, when 
cleared against a Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (Special 
Agriculture and Village Industry Scheme) duty credit scrip issued to an 
exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3 .13 .2 of 
the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip ) from the 
whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the 
said Central Excise Act.” ; 
(b ) in paragraph 2, for condition (j), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (j) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 , 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance.” 


32 /2012 -Central 
Excise , dated the 
9th July, 2012 
[Vide number 
G . S . R . 544 ( E ), 
dated the 9th July , 
2012 ] 


[ 4T1 II - QUE 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 /2013 - Central 
Excise, dated the 
18th February , 
2013 [ Vide number 
G .S .R . 101 (E ), 
dated the 18th 
February , 2013 ] 


3 / 2013 -Central 
Excise, dated the 
18th the February , 
2013 [ Vide number 
G .S .R . 102 (E ), 
dated the 18th 
February , 2013 ] 


In the said notification , 
(a) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Post Export Export Promotion Capital Goods duty 
credit scrip (0 % Export Promotion Capital Goods variant) issued by the 
Regional Authority in accordance with paragraph 5 . 11 under Chapter 5 
[Export Promotion Capital Goods ( EPCG ) Scheme] of the Foreign Trade 
Policy which provides for duty remission in proportion to export obligation 
fulfilled (hereinafter referred to as the said scrip ) from the whole of duty of 
excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Central Excise 
Act.” ; 
(b ) in paragraph 2, for condition (j), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (j) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944, 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance.” . 
In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely: 
“ In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Post Export Export Promotion Capital Goods duty 
credit scrip ( 3 % Export Promotion Capital Goods variant) issued by the 
Regional Authority in accordance with paragraph 5 . 11 under Chapter 5 
[Export Promotion Capital Goods (EPCG ) Scheme] of the Foreign Trade 
Policy which provides for duty remission in proportion to export obligation 
fulfilled (hereinafter referred to as the said scrip ) from the whole of duty of 
excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Central Excise 
Act.” ; 
(b ) in paragraph 2 , for condition (j), the following condition shall be 
substituted, namely : 
“ Gj ) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 , 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance.” . 
In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely: 
“ In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 


14 /2013 -Central 
Excise, dated the 
18th April , 2013 
[Vide number 
G .S .R . 251 (E ), 
dated the 18th 
April , 2013 ] 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Post Export Export Promotion Capital Goods duty 
credit scrip issued by the Regional Authority in accordance with paragraph 
5 .11 under Chapter 5 [ Export Promotion Capital Goods (EPCG ) Scheme] of 
the Foreign Trade Policy which provides for duty remission in proportion to 
export obligation fulfilled (hereinafter referred to as the said scrip ) from the 
whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule to the 
said Central Excise Act.” ; 
(b ) in paragraph 2 , for condition (j), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (j) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944, 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance .” . 


18 /2015 -Central 
Excise , dated the 15 
April, 2015 [Vide 
number G .S . R . 
250 ( E ), dated the 
1st April, 2015 ] 


In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Post Export Export Promotion Capital Goods duty 
credit scrip issued by the Regional Authority in accordance with paragraph 
5 . 12 of the Foreign Trade Policy which provides for duty remission in 
proportion to export obligation fulfilled (hereinafter referred to as the said 
scrip ) from the whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth 
Schedule to the said Central Excise Act.” ; 
(b ) in paragraph 2 , for condition (h ), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (h ) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 , 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance.” . 
In the said notification , 

(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
| substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act , 
when cleared against a duty credit scrip issued by the Regional Authority 
under the Merchandise Exports from India Scheme in accordance with 
paragraph 3 .04 read with paragraph 3 .05 of the Foreign Trade Policy 
( hereinafter referred to as the said scrip ) from the whole of duty of excise 
leviable thereon under the Fourth Schedule to the said Central Excise Act .” ; 
(b ) in paragraph 2, for condition (7), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (7 ) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 


9 . 


20 /2015 -Central 
Excise , dated the 
8th April, 2015 
[Vide number 
G .S . R . 271 ( E ), 
dated the 8th April, 
2015 ] 


[ TT II - QUS 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 , 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance.” . 


21 / 2015 -Central 
Excise dated the 8th 
April, 2015 [Vide 
number G . S . R . 
272 (E ), dated the 
8th April, 2015 ] 


In the said notification , 
(a ) for the opening paragraph , the following paragraph shall be 
| substituted , namely : 
“ In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944), the Central Government, on being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
the goods specified in the Fourth Schedule to the said Central Excise Act, 
when cleared against a Service Exports from India Scheme duty credit scrip 
issued by the Regional Authority under paragraph 3 . 10 read with paragraph 
3 .08 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip ) 
from the whole of duty of excise leviable thereon under the Fourth Schedule 
to the said Central Excise Act .” ; 
(b ) in paragraph 2, for condition (7), the following condition shall be 
substituted , namely : 
“ (7 ) that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , 
shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the duties of 
excise leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 , 
against the amount debited in the said scrip and validated at the time of 
clearance .” . 


2 . This notification shall come into force with effect from the 1st day of July , 2017 . 

[F .No.605 /28 /2017 -DBK ] 

ANAND KUMAR JHA , Under Secy . 
Note : (i) The principal notification number 34 /2006 - Central Excise, dated the 14th June, 2006 was published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S. R . 365( E ), dated the 14th 
June , 2006 and was last amended by notification number 17 /2013 - Central Excise , dated the 16th May, 2013, 
published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G . S. R . 315 (E ), 
dated the 16th May, 2013 . 
(ii) The principal notification number 29 /2012 -Central Excise , dated the 9th July , 2012 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 541 (E ), dated the 9th July , 
2012 and was last amended by notification number 17 /2013 -Central Excise , dated the 16th May , 2013 , published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S . R . 315 ( E ), dated the 
16th May , 2013 . 
(iii ) The principal notification number 30 /2012 -Central Excise, dated the 9th July , 2012 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R . 542 ( E ), dated the 9th July , 
2012 and was last amended by notification number 5 /2014 -Central Excise , dated the 24th February , 2014 , 
published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 106 (E ), 
dated the 24th February , 2014 . 

( iv ) The principal notification number 32 / 2012 -Central Excise, dated the 9th July , 2012 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G . S . R . 544 ( E ), dated the 9th July , 
2012 and was last amended by notification number 17 /2013 -Central Excise , dated the 16th May , 2013 , published 
in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S . R . 315 ( E ), dated the 
16th May , 2013 . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1)] 


(v ) The principal notification number 2 /2013 - Central Excise , dated the 18th February , 2013 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 101 (E ), dated the 18th 
February , 2013 
(vi) The principal notification number 3 /2013 -Central Excise, dated the 18th February , 2013 was published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G . S.R . 102 (E ), dated the 18th 
February , 2013 . 
(vii ) The principal notification number 14 /2013 - Central Excise , dated the 18th April, 2013 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 251 (E ), dated the 18th 
April, 2013. 
( viii ) The principal notification number 18 /2015 -Central Excise , dated the 1st April , 2015 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G .S. R . 250 ( E ), dated the 1st April , 
2015 . 
( ix ) The principal notification number 20 /2015 -Central Excise, dated the gth April , 2015 was published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 271 ( E ), dated the 8th April, 
2015 . 
(x ) The principal notification number 21/2015 - Central Excise , dated the gth April, 2015 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), vide number G .S . R . 272 (E ), dated the 8th April , 
2015 . 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL 

SUKUL 
Date : 2017 .07 .01 18 :17 :36 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


